PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 2 , 2014 ( BHDR. 11, 1936 SAKA) 


891 


वित्त विभाग 


दिनांक 25 अगस्त, 2014 


1 . 


संख्या 2110/ 2014-1 पेंशन .-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवाएं ( पुनरीक्षित पेंशन) भाग-II नियम , 2009 , को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् :-- 

ये नियम हरियाणा सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-II ( संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा सिविल सेवाएं ( पुनरीक्षित पेंशन) भाग-II नियम, 2009 में नियम 8 में उप-नियम (1), के बाद, निम्नलिखित उप नियम 
जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 

“(1 क) इस संशोधन की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों हेतु उपरोक्त उप-नियम (1) में यथा वर्णित अठाईस वर्ष 
की अर्हक सेवा सहित संपूर्ण पेंशन का संयोजन इस सीमा तक उपान्तरित किया जायेगा कि सरकारी कर्मचारी जो एक बार कम से 
कम बीस वर्ष कीअर्हक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो पेंशन उसे विनियमित करने वाली अन्य शर्तों के अध्यधीन उपरोक्त 
नियम 4 में यथा परिभाषित परिलाभों का पच्चास प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा। 


2 . 


राजन गुप्ता, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

वित्त विभाग । 


FINANCE DEPARTMENT 


The 25th August, 2014 
No. 2/10/2014-1 Pension.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Civil Services 
( Revised Pension) Part -II Rules , 2009, namely : 

1 . These rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pension ) Part - II (Amendment) 
Rules, 2014 . 

2 . In the Haryana Civil Services (Revised Pension ) Part-II Rules, 2009 , in rule 8 , after sub- rule ( 1), the 
following sub-rule shall be inserted , namely : 

" ( 1A ) For the persons retiring after the date of notification of this amendment, linkage of full pension 
with twenty eight years of qualifying service asmentioned in Sub - section ( 1) above, shall be modified to 
the extent that once a Government servant retires after rendering the minimum qualifying service of 
twenty years , pension shall be sanctioned at fifty percent of the emoluments as defined in rule 4 above 
subject to other conditions regulating the same." 


RAJANGUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Fianance Department. 


52581 - C.S.-- H.G.P ., Chd . 


